पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ०एन० / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त , 2016 ई० (भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -35 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


... 


441-446 


1500 


631-643 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


... 


975 


215 


975 


1425 


441 - क 


442 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त, 2016 ई ० ( भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


भाग 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

आपदा प्रबन्धन अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 

09 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 1930 / XVIll- (2) / 16-15 (34) / 2013- उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 
( उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 29, वर्ष 2005 ), के अध्याय -11 की धारा 23(1 ) के क्रम में अध्याय छ: की धारा 13 के 
अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार का समाधान हो जाने पर , कि राज्य में माह अक्टूबर , 2015 
से अप्रैल, 2016 तक वर्षा औसत से काफी कम हुई है तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत तथा 
कृषि विभाग द्वारा जिलाधिकारियों से संकलित सूचना के आधार पर राज्य के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत , अल्मोड़ा, 
बागेश्वर, नैनीताल, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल में 33 % से अधिक कृषि एवं औद्यानिक फसलों की क्षति हुई है । अतः 
आपदा प्रबन्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1025 / XVIII- (2) / 16-15(34) / 2013, दिनाँक 16.05.2016 द्वारा राज्य 
के इन जिलों को कृषि सूखे ( Agricultural Drought) से प्रभावित घोषित किया गया है । इसी के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल 
में भी 33 % से अधिक कृषि एवं औद्यानिक फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद टिहरी गढ़वाल 
को भी कृषि सूखे ( Agricultural Drought ) से प्रभावित घोषित किये जाने का एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है । 


शत्रुघ्न सिंह, 
मुख्य सचिव । 


गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

29 जुलाई , 2016 ई० 
संख्या 950 / XX - 1 / 2016–3 (12 ) 2014 - उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक , वेतनमान 
(₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 ), के पद पर प्रोन्नति कोटे के चयन वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 की 
रिक्तियों के सापेक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनाँक 28.07.2016 में 
लिये गये निर्णय के आधार पर प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड निम्न स्थायी पुलिस निरीक्षकों 
को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल 
पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

पुलिस उपाधीक्षक के पद पर 
सं ० पदोन्नति हेतु संस्तुत किये 

अभ्युक्ति 
गये अधिकारियों के नाम 


क्र ० 


1 . 


श्री परीक्षित कुमार 


2 . 


3 . 


4 . 


श्री हरीश मेहरा 
श्री पंकज गैरोला 
श्री दिनेश चन्द्र ढौंडियाल 
श्री दीवानी राम आर्य 
श्री राजन लाल आर्य 
श्री कमलराम आर्य 


5 . 


6 . 


7 . 


श्री महेन्द्र सिंह रावत , पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.07.2016 की 
सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति । 
सूची के क्रमांक -5 पर अंकित श्री दीवानी राम आर्य के दिनांक 31.07.2016 
को सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति । 


8 . 


श्री मो 0 इकबाल फातेह 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त, 2016 ई ० (भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत् ) 


443 


2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने 
वाले अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता कालांतर में उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 तथा उत्तराखण्ड सरकारी 
सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्गत की जायेगी । 

3. उपरोक्त पदोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1738 (एस / एस) / 2012, 
में मा 0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


आज्ञा से , 
डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


09 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 1514 / XXXI(1) / 2016 / पदो0-30 / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा सवंर्ग के अन्तर्गत कार्यरत 
निम्नांकित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 
₹ 5,400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

(1) श्री प्रमोद कुमार रावत , 

( 2 ) श्री विनोद चन्द्र तिवारी । 
2. पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य , रिट याचिका संख्या 146 एस 0 बी 0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , 
मा ० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013 , सुनील कुमार मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0 बी 0) / 2015, 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस 0 बी 0 ) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य , 
272 ( एस0 बी 0)2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0 बी 0) / 2015 , धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य 
व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम, राज्य व अन्य, के अतिरिक्त मा 0 उच्च 
न्यायालय, इलाहाबाद , उ 0 प्र 0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनाँक 08.05.2015 के विरूद्ध 
मा 0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015 , हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0 प्र0 
राज्य एवं उ 0 प्र 0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा ० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ 
में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस / एस) / 2015, डा 0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ 0 प्र 0 राज्य व अन्य तथा 
विभिन्न मा ० न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है । 

उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों, श्री प्रमोद कुमार रावत एवं श्री विनोद चन्द्र तिवारी को क्रमशः 
औद्योगिक विकास अनुभाग -2 एवं ग्राम्य विकास अनुभाग -1 में तैनात किया जाता है । 

5. उक्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के अनुभाग में कार्यभार 
ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -1 को अवगत कराना सुनिश्चित करें । 


4 . 


आज्ञा से , 
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

सचिव । 


[भाग 1 


444 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त, 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 

भाषा विभाग 


कार्यालय ज्ञाप 


10 अगस्त , 2016 ई ० 


संख्या 407 / xcxix / 2016-01 ( सा 0 ) / 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 345 और 
351 तथा आठवीं अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं के साथ - साथ उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय लोक भाषाओं एवं बोलियों 
के विकास और उसके संवर्धन हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी 
गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी का स्वरूप निम्नवत् होगा: 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः 

( 1) इस अकादमी का नाम " उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी होगा । 
( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 


2. मुख्यालयः 

अकादमी का मुख्यालय देहरादून होगा । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर राज्य की भौगोलिक 
सीमा में परिवर्तन किया जा सकेगा। समुचित व्यवस्था होने तक अकादमी के कार्य भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

द्वारा संपादित किया जाएगा । 
3. अकादमी का कार्य एवं कार्यक्षेत्रः 

उत्तराखण्ड की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएँ हैं - कुमाऊँनी, गढ़वाली, जौनसारी एवं रंग । कुमाऊँनी भाषा की उपबोलियाँ 
कुमय्याँ , सोर्याली, अस्कोटी, सीराली, खसपर्जिया, चौगर्खिया , गंगोली, पछाई , दनपुरिया, रौ - चौभैंसी, जोहारी है । 
इसी प्रकार गढ़वाली भाषा की उपबोलियाँ श्रीनगरी , बधाणी, दसौत्या , माझ कुम्मैया , नागपुरिया , सलाणी, राठी, 
टिहरयाली है, टिहरी जिले की कुछ उपबोलियाँ हैं - टकनौरी - बाड़ाहटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवाल्टा, बडियारगड्डी 
अथवा जिस भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाय । 

उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी उक्त लोक भाषाओं एवं उपबोलियों के संवर्धन एवं विकास के लिए 
कार्य करेगी । 

अकादमी का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा । 
4. अकादमी का संगठन एवं उद्देश्यः 
( क ) उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी , उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में 

कार्य करेगी और लोक भाषा सम्बन्धी योजनाओं एवं क्रिया - कलापों का संचालन करेगी । 
( ख ) इस अकादमी के अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं आँचलिक भाषा व बोलियों के साहित्य एवं कृत्यों को सुरक्षित करना व 

इन भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित, समादृत और पुरस्कृत करना तथा गोष्ठियाँ, सम्मेलन व समारोह 

आयोजित करना । 
( ग ) अकादमी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन पंजीकृत एक निकाय होगी, उसकी स्थाई सील होगी 

और उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी के नाम से संस्थान का संचालन किया जाएगा या संस्थान चल 
सकता है । अकादमी के सभी कार्यकलाप सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अधीन 

रहते हुए शासन द्वारा स्थापित नियमों / विनियमों के अनुसार किए जायेंगे । 
( घ ) अकादमी किसी भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध नहीं रहेगी और न ही किसी असामाजिक 

अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेगी । 


445 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त , 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 
( ङ ) राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य , अप्राप्त साहित्य , उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य , शोध ग्रन्थों का पुनः 

प्रकाशन किया जाएगा । साथ ही अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहायता प्रदान 


करेगा । 


( च ) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा । साथ ही क्षेत्रीय बोली 

शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार - प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना तथा उनके साहित्य को प्रोत्साहन देने का 


कार्य करना । 


( छ ) दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क , दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना , शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया 

प्रतियाँ , मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनः प्रकाशन की व्यवस्था करना । 
( ज ) प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना तथा स्मृति चिन्ह, पुस्तकें आदि प्रदान करना, जो शासन या शासन की 

अनुमति से स्थापित विनियमों के अनुसार किये जाएंगे । 
( झ ) राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वयंसेवी लोक भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक एवं 

संस्थाओं से वैचारिक आदान - प्रदान करना तथा उनकी लोक भाषा साहित्यक एवं सांस्कृतिक योजनाओं के 

अनुसार सहायता करना । अनुदान / प्रकाशन में अनुदान या विपणन में सहायता प्रदान करना । 
( ञ साहित्यकारों को स्थापित पुरस्कार नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत सम्मानित और पुरस्कृत करना । 


( ट ) लोक भाषा एवं बोली का मानकीकरण करना । 


( ठ) लोक भाषा एवं बोली के शब्दकोषों का निर्माण करना । 


( ड ) लोक भाषा में रचित साहित्य का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना । 


( ढ ) लोक भाषा एवं बोली के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना तथा लोक भाषा के 

बुजुर्गों एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । 
( ण ) लोक भाषाओं के अध्येताओं को उच्च अध्ययन के लिए अकादमी द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट समय के लिये 

वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस नियम के अधीन प्रकाशित सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करना । 


( त ) अकादमी अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक अथवा राष्ट्रविरोधी कार्यकलापों के लिए नहीं 

किया जायेगा । 


( थ ) अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य 

राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति , अनुदान, संविदा, 
अनुज्ञप्तियों, अधिकार, रियायत , विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ प्राप्त करना, जिन्हें अकादमी द्वारा वांछनीय 
समझा जाये, प्राप्त करने के केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी 
भी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना, इस संबंध में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी । 


( द ) किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना तथा ऐसे दानों को लेखाबद्ध करना तथा शासन के तत्काल 

संज्ञान में लाना । 


( ध ) कोई ऐसे अन्य कार्य करना, जो अकादमी के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे 

सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हों । 
(न ) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन कार्यों के लिए नियम / विनियम / प्रक्रियाएँ स्थापित नहीं हैं , उसके लिए 

नियम / विनियमों की स्थापना शासन स्तर पर कराना । 


446 


अध्यक्ष 


ज ) 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त, 2016 ई ० (भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
5. समितियों का गठनः 

उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी के लिए साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी । 
साधारण सभा निम्नवत् प्रस्तावित है: 

मा 0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन ), 
कार्यकारी अध्यक्ष 

मा 0 भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड (पदेन ) . 
( ग) उपाध्यक्ष 

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव , 
सदस्य 

प्रमुख सचिव / सचिव , भाषा, उत्तराखण्ड शासन , 
सदस्य 

प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त , उत्तराखण्ड शासन , 
( च ) सदस्य 

प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन , 
सदस्य 

राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किसी एक 

(1) विश्वविद्यालय के कुलपति , 
सदस्य 

राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् 
छः (6) सदस्य , जिन्होंने लोक भाषा में विशिष्ट कार्य 

किया हो या लोक भाषा व बोली का विशिष्ट ज्ञान हो , 
सदस्य 

निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून , 
सदस्य 

वित्त अधिकारी, लोक भाषा व बोली अकादमी, 
( ट ) सदस्य सचिव 

निदेशक , लोक भाषा व बोली अकादमी । 
उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी हेतु एक कार्यकारिणी समिति निम्नवत् 
प्रस्तावित है : 
अध्यक्ष 

प्रमुख सचिव / सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन , 
सदस्य 

प्रमुख सचिव / सचिव , वित्त , उत्तराखण्ड शासन , 
( ग ) सदस्य 

प्रमुख सचिव / सचिव , उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन , 
( घ ) सदस्य 

राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद 
तीन (3 ) सदस्य, जिन्होंने लोक भाषा में विशिष्ट कार्य 

किया हो या लोक भाषा व बोली का विशिष्ट ज्ञान हो , 
सदस्य 

निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान , देहरादून , 
( च ) सदस्य 

वित्त अधिकारी, लोक भाषा व बोली अकादमी , 
( छ ) सदस्य सचिव 

निदेशक, लोक भाषा व बोली अकादमी । 
राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना के लिए संसाधनों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों 
से भी निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । 


( क ) 


6 . 


उपरोक्तानुसार राज्य में उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही 
सुनिश्चित करने तथा वित्तीय उपाशय का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


उषा शुक्ला, 


सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर 0 ई 0) 35 हिन्दी गजट / 402 - भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


, 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2016 ई ० ( भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


July 26 , 2016 
No. 208 /UHC /XIV - a/ 31/Admin.A /2012-- Sri Sayed Gufran , Civil Judge ( Jr. Div.), Srinagar, DistrictPauri 
Garhwalis hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 04.07.2016 to 13.07.2016 with permission to prefix 
03.07.2016 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


July 27 , 2016 
No. 209 /UHC /XIV -a - 40 /Admin.A /2008 --Ms.Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div .), Hardwar is hereby 
sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 01.07.2016 to 15.07.2016 , in terms of Office Memorandum 
No. 11/XXVII(7) 34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government ofUttarakhand . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

July 27 , 2016 
No. 210 /UHC/ Admin .(A )/2016 --Following Review Officers are promoted to the post of Section Officer in 
the pay scale of pay in pay band ₹ 9,300--34,800 with grade payof ₹ 4,800 ( after 04 years of service payin pay 
band 15,600--39,100 with grade pay of * 5,400 ) in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital 
with effect from the date of their taking over charge : 

631 - ख 


[urt 1-0 


632 


BTINGUE UTC , 27 31TFT, 2016 o (PG4C 05 , 1938 19 WFCC ) 
SriA. M. Tripathi, 


1 . 


2. Sri Anurag Katiyar, 


3. Sri Rajesh Srivastava , 


4 . 


Sri Vivek Agarwal, 


5. Sri Sanjeev Rao Bhatt, 


6. Sri Prakash Chandra Pandey . 

The above mentioned officers on being appointed on promotion as Section Officerwill be on probation for 
the period ofone year. The work , conduct, skill and overall performance ofthe above mentioned officers promoted 
as Section Officer will be strictly monitored and observed by Registrar General. At the end of the probation period 
Registrar Generalwill submit a report abouteach official. The appointing authority ,may, for reasons to be recorded 
in writing , extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is 
granted . In case it is found that the officialhas notmade sufficientuse of the opportunities or has otherwise failed 
to give satisfaction , then action will be taken against such official as per Rule 32 (4) of the Allahabad High Court 
Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules , 1976 and the official will be reverted back to his 
substantive post. 


NOTIFICATION 


July 27 , 2016 
No.211/UHC /Admin .(A )/2016 -- Following PersonalAssistants are promoted to the post of Private Secretary 
in the pay scale of pay in pay band 15,600--39,100 with grade pay of 6,600 in the establishment of the 
High Court of Uttarakhand atNainitalwith effect from the date of their taking over charge : 


1. Sri Jamboo Kumar Jain , 


2. Sri Prabodh Kumar, 


3. Sri Avneet Kumar Singh , 


4. Ms. Arti Singh . 

The abovementioned officers on being appointed on promotion as Private Secretary will be on probation 
for the period of one year. Thework , conduct, skill and overall performance of the abovementioned officers promoted 
as Private Secretary, will bemonitored by Hon ble Judge with whom the Private secretary is attached and in case 
the Private Secretary is at pool, then by Registrar General. At the end of the probation period , Hon ble Judge or 
Registrar General, as the case may be, will submit a report about each official. The appointing authority,may, for 
reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which 
the extension is granted . In case itis found that the official has notmade sufficientuse of the opportunities or has 
otherwise failed to give satisfaction , then action will be taken against such official as per Rule 32 (4 ) of the 
Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules , 1976 and the official will be 
reverted back to his substantive post. 

By Order ofHon ble the Chief Justice , 

Sd / 
KANTA PRASAD , 

RegistrarGeneral. 


633 


TT 1-7 ] 


TRIQUE TC, 27 TKI, 2016 $ o (HIGYC 05 , 1938 • Hoa ) 


NOTIFICATION 

July 27 , 2016 
No. 212 /UHC /XIV - a -24/ Admin.A /2011 -- Sri Ravi Prakash , the then Civil Judge (Jr. Div .), Didihat, District 
Pithoragarh , presently posted as Secretary, District Legal Service Authority, Chamoli is hereby sanctioned earned 
leave for 14 days w.e.f. 27.06.2016 to 10.07.2016 with permission to prefix 26.06.2016 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 

July 27 , 2016 
No. 213/UHC /XIV /40 /Admin.A -- Smt.Meena Tiwari, District & Sessions Judge , Tehri Garhwal is hereby 
sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 29.06.2016 to 16.07.2016 with permission to suffix 17.07.2016 as 
Sunday holiday. 


NOTIFICATION 

July 28th , 2016 
No. 214 /UHC /XIV /82 /Admin.A /2003 -- Smt. Pritu Sharma, ADJ/ FTC /Special Judge (POCSO ), Haldwani, 
District Nainitalis hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 11.07.2016 to 23.07.2016 with permission to 
prefix 09.07.2016 & 10.07.2016 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 24.07.2016 as Sunday 
holiday . 


NOTIFICATION 

July 29, 2016 
No. 215 /UHC /XIV / 14 /Admin.A /2008-- Sri Dharmendra Kumar Singh 1st AdditionalCivil Judge (Sr. Div .), 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 06.07.2016 to 16.07.2016 with permission to suffix 
17.07.2016 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

July 29, 2016 
No.216 /UHC /Admin.A /2016 --SriNarendra Dutt,Registrar (Judicial), High Court ofUttarakhand , Nainital 
is posted as Registrar General, High Court of Uttarakhand , Nainital, along with additional charge of Registrar 
(Vigilance) on superannuation ofSri Kanta Prasad w.e.f. 01.08.2016 . 


NOTIFICATION 

July 29, 2016 
No. 217 /UHC /Admin.A /2016 -- Sri Rajeev Kumar Khulbey,Registrar (Protocol) is given additional charge 
ofRegistrar ( inspection ),High Court of Uttarakhand , Nainital. 


NOTIFICATION 

July 29, 2016 
No. 218 /UHC / Admin.A /2016 -- Smt. Sujata Singh , 1st Additional District & Sessions Judge , Nainital is 
transferred and posted as Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand,Nainital vice Sri Narendra Dutt . 


634 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त , 2016 ई ० ( भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
NOTIFICATION 

July 29 , 2016 
No.219 /UHC/ Admin.A /2016 -- Sri Shanker Raj, Registrar ( Inspection ), High Court ofUttarakhand ,Nainital 
is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Nainital vice Smt. Sujata Singh . 

By Order of the Court, 

Sd / 
KANTA PRASAD , 

RegistrarGeneral. 
FOR GRANT OF EARNED LEAVE OF HON BLE VICE CHAIRMAN ( J) 
HON BLE VICE CHAIRMAN ( A )/HON BLE MEMBER 

July 29, 2016 


No. 171/UK PST /Admin /IV /2016 /D.DUN -- In exercise of the power conferred upon by the Rule 6 of the 
U.P. Public Services TribunalAct ( Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice Chairman & 
Members ) Rules , 1991 ,made under Public Services TribunalAct, 1976 applicable to State of Uttarakhand , the 
Hon ble Acting Chairman has sanctioned the leave ofHon ble Sri U. D. Chaube ,Member (A ) from 25.07.2016 to 
29.07.2016asearned leave. 


By Order of the Hon ble Acting Chairman , 

Sd / 
Registrar. 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ), अनुभाग -1 

कार्यभार प्रमाणक 


10 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 22 / U.0 . / 2016- प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -1, उत्तराखण्ड 
शासन के प्रोन्नति / विज्ञप्ति संख्या 1514 / XXX|(1) / 2016 / पदो0-30 / 2015, दिनांक 09.08.2016, जैसा कि इसमें 
व्यक्त किया गया है , के अनुपालन में , ग्राम्य विकास अनुभाग -1 में अनुभाग अधिकारी का पदभार आज दिनांक 
10.08.2016 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया । 

विनोद चन्द्र तिवारी, 

अनुभाग अधिकारी । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 
युगल किशोर पंत, 

अपर सचिव , 
लिंक अधिकारी, प्रमुख सचिव , 

ग्राम्य विकास । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

18 जुलाई , 2016 ई ० 
पत्रांक 1400 / निल 0 - निर0 / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 


635 


भाग 11 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त, 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 
लाइसेन्सधारक का 

लाइसेन्स 
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी संस्तुतिकर्ता 

अभियोग निलम्बन 
सं ० नाम व पता एवं वैधता अधिकारी 

अवधि 


क्र ० 


4 


5 


6 


3 


1 


1 . 


2 
अमर सिंह पुत्र UK - 0320110005720 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर, धारा -119 / 177 (1), दिनांक 

18.07.2016 
श्री भूप सिंह, 

मोटरसाइकिल / हल्कावाहन , द्वारिका सेक्टर -23, मो ० या ० अधि 0 के 
निवासी म 0 नं 0 17 , वैधता दिनांक 17.05.2031 सर्किल दिल्ली तहत 

से दिनांक 
ग्राम चूका, 

17.10.2016 
पो ० कोटकेन्द्री, 

तक 
तह ० टनकपुर, 

जिला चम्पावत 
2. राजेन्द्र पाल यादव पुत्र UP - 19810014445 , परिवहन कर 

ओवर लोड (क्षमता 

दिनांक 
श्री शिव प्रसाद , 

हल्कावाहन / मोटरसाइकिल अधिकारी, प्रथम , से अधिक सवारी) 18.07.2016 
निवासी 590 , भूड़. एवं ट्रांस व्यवसायिक , टनकपुर ( चम्पावत ) 

से दिनांक 
प्रेम नगर , बरेली वैधता 12.01.2019 

17.10.2016 

तक 
3. विष्णु कुमार पुत्र UP82--20160002031 , 

परिवहन कर 

पंजीयन शर्तों के दिनांक 
श्री भगवान सिंह, मोटरसाइकिल / हल्कावाहन, अधिकारी, प्रथम , विरूद्ध संचालन 18.07.2016 
निवासी ग्राम नगरिया वैधता 31.12.2027 तक 

टनकपुर ( चम्पावत ) 

से दिनांक 
बीच, पो 0 मरहरा , 

17.10.2016 
जिला ऐटा, उ ० प्र ० 

तक 
नवाब हुसैन पुत्र 
4 . UK - 0320120012004, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 

दिनांक 

धारा -119 / 177 (1 ). 
श्री सलीम , मोटरसाइकिल / हल्कावाहन, सदर बाजार मो ० या ० अधि o के 

18.07.2016 
निवासी ग्राम उमरूखुर्द, वैधता 10.09.2032 सर्किल , दिल्ली तहत 

से दिनांक 
तह ० खटीमा , 

17.10.2016 
जिला ऊ ० सिं ० नगर 

तक 
अजय प्रसाद पुत्र 
5 . UK - 0320150023153 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर, धारा -112.1 / 

दिनांक 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद, हल्कावाहन , अव्यवसायिक , 

नजफगढ़ सर्किल, 183 (1 ). 

18.07.2016 
निवासी म 0 नं 0 235 , वैधता 27.01.2035 

दिल्ली 

मो 0 या ० अधि o से दिनांक 
के तहत 

17.10.2016 
ग्राम बग्गा चौहान , 

तक 
तह 0 खटीमा , 
ऊ o सिं 0 नगर 

मदन सिंह पुत्र 
6 . UK - 0320110004297 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर , 

दिनांक 

धारा -119 / 172, 
श्री दीवान सिंह , 

हल्का मोटर वाहन , कमला मार्केट सर्किल, मो ० या ० अधि o 18.07.2016 
निवासी म 0 नं 0 5 , वैधता 31.07.2017 

दिल्ली के तहत 

से दिनांक 
ग्राम पड़ासोंसेरा , 

17.10.2016 
पो ० रैघांव , 

तक 
जिला चम्पावत 
7. कपिल जोशी पुत्र UK - 0320100003669, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, धारा -112.1 / 

दिनांक 
श्री हरीश चन्द्र जोशी, हल्कावाहन , अव्यवसायिक , बंगला साहिब लेन 183 (1). 

18.07.2016 
निवासी उमरूखुर्द, वैधता 05.12.2030 

सर्किल, दिल्ली मो ० या ० अधि o से दिनांक 
तह खटीमा , 

17.10.2016 
जिला ऊसिं० नगर 

तक 
8. सोबन सिंह पुत्र UK - 0319990014176 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा -112.1 / 

दिनांक 
श्री करम सिंह, हल्कावाहन , अव्यवसायिक , कमला मार्केट 

183 (1 ), 

18.07.2016 
निवासी ग्राम बगौटी, वैधता 17.02.2019 

सर्किल, दिल्ली मो ० या ० अधि o से दिनांक 
जिला चम्पावत 

के तहत 

17.10.2016 

तक 


के तहत 


[भाग 1 - क 


6 


4 


1 


3 


दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 


दिनांक 
18.07.2016 
से दिनांक 
17.10.2016 

तक 


गाँधी नगर , 


636 

उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त, 2016 ई ० ( भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 
2 

5 
9. परमजीत सिंह पुत्र UK--0319950005763 , पुलिस इंस्पेक्टर , धारा -- 192( a ). 

श्री सुखदेव सिंह , हल्कावाहन , मो 0 साइकिल ऊना (हिमांचल मो ० या ० अधि o 
निवासी म 0 नं 0 113 , ( NT ) / ट्रांस (TR), प्रदेश) 

के तहत 
हनुमान मन्दिर, 

वैधता 16.04.2025 / 
वार्ड नं 0 9 , खटीमा , 13.02.2017 

जिला ऊ ० सिं ० नगर 
10. कुलदीप सिंह पुत्र UK -0320110006950 , पुलिस इंस्पेक्टर, धारा -1 

-192( a). 
श्री जोगेन्द्र सिंह, हल्कावाहन , मो 0 साइकिल ऊना (हिमांचल मो ० या ० अधि o 
निवासी ग्राम पूरनापुर ( NT ) / ट्रांस (TR), 

प्रदेश) 

के तहत 
वैधता 11.04.2027 / 
पो ० खटीमा , 

04.06.2016 
ऊसिं ० नगर 
11. मुक्तार सिंह पुत्र UK - 0320110014201, पुलिस इंस्पेक्टर, भार वाहन में 

श्री बक्शीर सिंह, हल्कावाहन , मो 0 साइकिल ऊना (हिमांचल सवारी ले जाना 
निवासी ग्राम रायकोट ( NT ) / ट्रांस (TR), प्रदेश) 
कुँवर पाटन पाटनी, वैधता 20.01.2031 / 
जिला चम्पावत 

25.10.2018 
12. राजेश पुत्र UP27--20090036423, परिवहन कर 

धारा 185 , 
श्री लाल बहादुर सिंह , हल्कावाहन, मो 0 साइकिल अधिकारी, प्रथम , मोण्या 0 अधि 0 के 
निवासी ग्राम चरखुला ( NT ) / ट्रांस (TR). टनकपुर ( चम्पावत) तहत 
खुदागंज , शाहजहाँपुर, वैधता 14.02.2021 / 
उ ० प्र ० 

18.10.2016 
13. पूरन सिंह पुत्र UK--0320130016997 , यातायात पुलिस, रेड लाईट जम्प 

श्री नाथ सिंह , हल्कावाहन , मो 0 साइकिल नांगलोई सर्किल , 
निवासी म 0 नं 0 17, ( NT ) / ट्रांस (TR), दिल्ली 
ग्राम देवीपुरा बनबसा, 

वैधता 20.01.2031 / 
जिला चम्पावत 

25.10.2018 
14. गिरीश चन्द पुत्र UK -- 0320020008893, यातायात पुलिस धारा 184 
श्री भैरव दत्त , 

हल्कावाहन ( NT ) / इंस्पेक्टर , राजौरी मो ० या ० अधि o के 
निवासी ग्राम कफलांग , ट्रांस (TR), 

गार्डन सर्किल , 

तहत 
पो ० दूधपोखरा, वैधता 28.01.2018 

दिल्ली 
जिला चम्पावत 
15. आमिर पुत्र 

UK -- 0320150024565 , सहायक सम्भागीय वाहन चलाते समय 
श्री वली सेन , हल्कावाहन , 

परिवहन अधिकारी, मोबाइल का प्रयोग 
निवासी म0 नं 0 1801 , मो 0 साइकिल ( NT ). टनकपुर ( चम्पावत) व बिना हैलमेट 
उमरूखुर्द आंशिक , 

वैधता 21.04.2035 
तह ० खटीमा, 

ऊसिं० नगर 
16. प्रकाश सिंह चौहान पुत्र UK-- 0320110008329 , सहायक सम्भागीय वाहन चलाते समय 

श्री केशर सिंह चौहान , हल्कावाहन , मो 0 साइकिल परिवहन अधिकारी, मोबाइल का प्रयोग 
निवासी वार्ड नं06, ( NT ) / ट्रांस (TR), टनकपुर ( चम्पावत ) व बिना हैलमेट 
कर्मचारी कॉलोनी, वैधता 14.12.2031 / 

टनकपुर, चम्पावत 02.08.2016 
17. राकेश पुत्र UP21--20130015140 , परिवहन कर 

पंजीयन शर्तों के 
श्री दया राम , 

हल्कावाहन , मो 0 साइकिल अधिकारी, प्रथम , विरूद्ध व खतरनाक 
निवासी ग्राम भैसीया, ( NT ) / ट्रांस (TR). टनकपुर ( चम्पावत ) संचालन 
पो 0 खास , थाना 

वैधता 08.12.2033 / 
कटघर, मुरादाबाद, 

15.03.2018 
उ ० प्र ० 


दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 
दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 
दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 
दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 
दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 


दिनांक 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 
दि 
18.07.2016 

से दिनांक 
17.10.2016 

तक 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेसिंग अथॉरिटी, 


मोटर वाहन विभाग । 


637 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त , 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली 

आदेश 

23 जुलाई, 2016 ई० 
पत्रांक 539 / प्रवर्तन / लाइसेंस निलम्बन / 16 - श्री पंकज त्रिपाठी पुत्र स्व 0 जानकी प्रसाद त्रिपाठी, निवासी 
ग्राम गोपेश्वर, जिला चमोली का थानाध्यक्ष , गोपेश्वर द्वारा दिनांक 21.05.2016 को वाहन संख्या UK11TA-- 1199 , 
चालान, शराब के नशे में वाहन चलाने के अभियोग में किया गया था , जिसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पत्रांक 
संख्या आर -10 / 2016, दिनांक 21.04.2016 द्वारा लाइसेंस निलम्बन की संस्तुति की गई थी तथा लाइसेंस नं 0 
UK-- 111201100003283 , जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसका व्यवसायिक वैधता दिनांक 11.02.2019 तक 
है तथा प्राईवेट की वैधता दिनांक 23.06.2030 तक है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या -430 के माध्यम 
से सम्बन्धित वाहन चालक को पंजीकृत डाक से दिनांक 15.06.2016 को नोटिस प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम में 
वाहन चालक द्वारा दिनांक 21.07.2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि 
संतोषजनक नहीं पाया गया । 

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में , मैं , 
पंकज श्रीवास्तव, प्रभारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग / रुद्रप्रयाग, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की 
धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेंस नं 0 UK--111201100003283, दिनांक 
21.07.2016 से दिनांक 20.10.2016 तक तीन माह के लिये तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 


पंकज श्रीवास्तव , 
प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रुद्रप्रयाग / कर्णप्रयाग, चमोली । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग 

आदेश 

27 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 455 / पंजीयन निरस्त / 2015-16 - वाहन संख्या UK13--5352(LMV), मॉडल 2014, चेसिस संख्या 
MA3EHKDIS00683694, इंजन संख्या K12MW1421863, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री राकेश चन्द्र थपलियाल 
पुत्र श्री गोविन्द राम थपलियाल, पता शिवालिक नैचुरल फूड प्रोडक्ट , भटवाड़ी सैण, जिला रुद्रप्रयाग के नाम दर्ज है , 
वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया । चूँकि उक्त वाहन दिनांक 23.01.2016 
हिण्डोलाखाल क्षेत्रान्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी । जो कि मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । 
उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया है । प्रवर्तन अनुभाग की 
आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव , प्रभारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग , केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.07.2016 को वाहन संख्या 
UK13--5352 (LMV) का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


पंकज श्रीवास्तव , 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

रुद्रप्रयाग । 


638 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त, 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग ) 

28 जुलाई, 2016 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्या0 / प्रव ०), वाणिज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 2827 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि अनुभाग / पत्रा0 / 16-17 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 407/2016/24(120) / XXVII (8) / 2010 तथा अधिसूचना संख्या 
472/2016/24(120 ) / XXVII (8) / 2010, समदिनांकत 25 जुलाई , 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिनके द्वारा क्रमशः 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 की अनुसूची ॥( ख ) के क्रमांक 109 पर विद्यमान प्रविष्टि संख्या में संशोधन 
करने तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची ॥( ख ) के क्रमांक 64 पर विद्यमान प्रविष्टि 
" खोया / खोआ ” को “ करमुक्त कर अनुसूची | में जोड़े जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी है । 

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित हैं कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर 
अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 

वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

27 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 472/2016/24 (120 ) / XXVII (8) / 10- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम सं 0 27 , वर्ष 2005 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 ( अधिनियम सं0-01, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से , उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची । एवं अनुसूची ॥( ख ) में निम्नलिखित संशोधन 
करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

संशोधन 
1. अनुसूची -1 के क्रमांक 83 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् 
क्र ० सं ० माल का विवरण 

कर की दर 


1 


2 


3 


84. 


खोया / खोआ 


करमुक्त 


2. अनुसूची-II ( ख ) के क्रमांक 64 पर विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी । 

In pursuance ofthe provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification No. 472/2016/24 (120)/XXVII(8 )/2010 , 
dated July 27 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

July 27, 2016 
No.472/2016/24 (120)/XXVII(8)/2010--WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedientso 
to do in public interest; 

Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 4 of the Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005 ) read with section 21 of the Uttar Pradesh GeneralClauses Act, 1904 
(U.P.ActNo. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow the following 
amendments in Schedule-land Schedule-ll of the Uttarakhand Value Added TaxAct, 2005 with effect fromthe date 
ofpublication of this notification in Gazette : 


639 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त, 2016 ई ० ( भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 


Amendment 


1. After the existing entry at serialno . 83 of Schedule -I, the following entry shall be added , namely; 


Sr. No. 


Description of goods 


Rate of tax 


1 


2 


3 


84. 


Exempt 


Khoya/Khoa 


2. In Schedule ll (b ), the existing entry at serialno . 64, shall be deleted . 

अधिसूचना 

27 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 407/2016/24(120) / XXVII (8) / 10- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम सं 0 27 , वर्ष 2005 ) 
की धारा 4 की उपधारा (4 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं0-01, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से, मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची ॥( ख ) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 

संशोधन 


अनुसूची-|| ( ख ) के क्रमांक 109 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् 


क्र ० सं ० 


माल का विवरण 


कर की दर 


5 प्रतिशत 


109. 


अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: माह तक मिठाई . रेवड़ी, गजक तथा 
नमकीन 

उक्त अवधि के उपरान्त अधिसूचना संख्या 498/2015/24(120) / XXVII (8) / 
2010, दिनांक 10.08.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रविष्टि तद्नुसार लागू रहेगी 


आज्ञा से , 
दिलीप जावलकर , 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution ofIndia , the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification No. 406/2016/24 (120)/XXVII (8 )/2010 , 
dated July 27 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

July 27, 2016 
No.406/2016/24 (120)/XXVII(8)/2010 --WHEREAS,the State Government is satisfied that it is expedient so 
to do in public interest; 

Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) ofsection 4 of the Uttarakhand 
Value Added Tax , 2005 (Act no . 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. 
ActNo. 1 of 1904 ) (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor is pleased to allow ,with effect from the 
date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule -- !|(b ) of the Uttarakhand Value 
Added Tax Act, 2005 : 


640 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अगस्त , 2016 ई 0 ( भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
Amendment 
In Schedule 11 (b ), for the existing entry at serialno . 109 the following entry shall be substituted ; namely 


Description of goods 


Rate of tax 


Sr. No. 


5 percent 


109. 


From the date of notification to six month Sweetmeat, rewari, gajak 
and namkeen 


After the said period entry specified vide notification no .498/2015/24 (120 )/ 
XXVII (8 )/ 2010 , dated 10.08.2015 will continue to apply accordingly 


By Order, 
DILIP JAWALKAR , 


Secretary. 


विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

29 जुलाई, 2016 ई ० 
पत्रांक 1948 / लाइसेंस निरस्तीकरण / 2016 - श्री अमर पाल पुत्र श्री राम प्रसाद, ग्राम दोपहरिया, तहसील किच्छा, 
जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेंस संख्या UK06--20120060421, के विरूद्ध उत्तराखण्ड सूचना आयोग , देहरादून के 
अपील आदेश पत्रांक संख्या 2785 / (अपील संख्या 19061 ) / उ 0 सू 0 आ 0 / 2016, दिनांक 06.04.2016 तथा सम्भागीय 
परिवहन कार्यालय हल्द्वानी के कार्यालय से प्राप्त समाधान शिकायत संख्या पीजी0119772016, दिनांक 11.05.2016 द्वारा 
लाइसेंस निर्गत किये जाने के आवेदन के समय गलत जन्मतिथि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किये जाने संबंधी पत्र प्राप्त 
हुए थे, जिसके क्रम में आवश्यक जाँच करने के उद्देश्य इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 935 / समाधान / 2016, 
दिनांक 18.05.2016 द्वारा श्री अमर पाल को जन्मतिथि के संबंध में शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करते समय संलग्न किये 
गये प्रमाण - पत्र तथा समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण - पत्र तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु 
उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रदान नहीं किया गया । पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 1921 / लाइसेंस / 2016 , दिनांक 
20.07.2016 द्वारा पंजीकृत पत्र प्रेषित कर उक्त प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था । जिसके अनुपालन 
में दिनांक 28.07.2016 को श्री अमर पाल द्वारा लिखित रूप में पंजीकृत पत्र प्रेषित किया गया । जिसमें उनके द्वारा दिये 
गये प्रमाण - पत्र संतोषजनक नहीं हैं । जिससे स्पष्ट है कि श्री अमर पाल द्वारा अपने लाइसेंस आवेदन में जन्मतिथि संबंधी 
प्रमाण गलत प्रस्तुत किये हैं । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के रूप में मोटर यान अधिनियम , 1988 की धारा 19(1) में प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालक अनुज्ञप्ति संख्या UK06--20120060421 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

प्रशासन, ऊधमसिंह नगर । 


641 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त, 2016 ई ० ( भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

30 जुलाई , 2016 ई ० 
पत्रांक 2881 / आयु० कर, उत्तरा० / फार्म अनु0 / 2015-16 / आ o घो 0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देदून - उत्तराखण्ड 
मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल कमिश्नर, 
वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड , निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16, जिनके खो जाने / चोरी हो 
जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई 
हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता 

खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टैम्प को 
खोये / चोरी / नष्ट हुए 

अवैध घोषित 
व्यापारी का नाम व पता 

फार्मों / स्टैम्प की 
फार्मों / स्टैम्प की संख्या 

किये जाने 
सीरीज व क्रमांक 


क्र ० सं ० 


का कारण 


खोने के कारण 


1 . 


प्ररुप- XVI 

(02) 


U.K.VAT - M2012 
5235077,6516758 


सर्वश्री पुरूषोत्तम शटरिंग हाउस , 
अपो 0 ऋषि आश्रम , रानी गली, 
भूपतवाला, हरिद्वार , 
टिन -05010890797 
सर्वश्री प्रगति ट्रेडर्स नियर सतीकुण्ड 
कॉलोनी, कनखल, 

हरिद्वार 
टिन -0501308397 


खोने के कारण 


2 . 


प्ररुप-XVI 

( 01) 


U.K.VAT - M2012 

7709270 


विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, 

मुख्यालय, देहरादून । 
विज्ञप्ति 

02 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 2933I / आयु० कर , उत्तरा० / फार्म - अनु 0 / 2016-17 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देख्दून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 8(13 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड , निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी , जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो 
जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को 
अवैध घोषित करता हूँ : 

फार्म को अवैध 

खोये / चोरी / नष्ट हुए 
व्यापारी का नाम , पता खोये / चोरी / नष्ट हुए 

घोषित 
क्र ० सं ० 

फार्मों की सीरीज / 
व टिन नं ० फार्मों की संख्या 

किये जाने 
क्रमांक 

का कारण 
सर्वश्री रेडिको खेतान लि 0 , 

( Form- C) --12 

U.A./C-2005 

खोने के कारण 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस -1, 

113072 
सुल्तानपुर पट्टी, बाजपुर, 

U.K.VAT - C -2007 
टिन -05002575375 

004294,004316,004327, 
004352,004480,004555 , 
004661,704026 , 704144 , 
704154,704217 

रणवीर सिंह चौहान , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


1 . 


[ भाग 1 - क 


642 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त , 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 

NOTIFICATION 


August 02, 2016 
No. 29331I /Com.Tax / Form /Lost/Stolen / Destroyed /2016-17 /D.Dun --WHEREAS, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed " Form - C " enlisted below . 

1, Commissioner, Tax , Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 (13 ) of Central Sales Tax 
(Uttarakhand) Rules, 2006 ,hereby declare that" Form - C " bearing serial no . aslisted below , should be considered 
as invalid for all purposes : 

Reasons for 
Name, Address and Tin No. No. of Lost/Stolen / SI. No. of Lost/ Stolen declaring the 
SI. No. 
of Dealers Destroyed Forms or Destroyed Forms forms obsolete 

or invalid 
1 . M / s Radico Khaitan Ltd., 

( Form- C) --12 U.A/ C - 2005 

Lost 
IndustrialArea , Haridwar, Phase - 1 , 

113072 
Sultanpur Patti, Bajpur, 

U.K.VAT - C - 2007 
TIN --05002575375 

004294,004316,004327 , 
004352,004480, 004555 , 
004661,704026, 704144 , 

704154,704217 


RANVIR SINGH CHAUHAN , 

Commissioner Tax , Uttarakhand . 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत ) 

आदेश 


03 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 1503 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UP25-8647 , मॉडल 1997 , चेसिस नं 0 14EC70848110 , 
इंजन नं 0 70840817 , इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री चिरौजी लाल, निवासी 
मकान नं 0 41, ग्राम चन्दनी, पोस्ट चन्दनी, चम्पावत के नाम पर दर्ज है , वाहन स्वामी ने दिनांक 21.03.2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य 
न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है , साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 03.08.2016 को वाहन संख्या UP25-8647 , 
चेसिस नं 0 14EC70848110 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


टनकपुर ( चम्पावत ) । 


643 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 27 अगस्त, 2016 ई ० (भाद्रपद 05 , 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

05 अगस्त , 2016 ई ० 
पत्रांक 1980 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR58-3273 / 2016- वाहन संख्या HR58-3273, मॉडल 1992 , चेसिस संख्या 
364052553936 तथा इंजन नं 0 692002535850, कार्यालय में श्रीमती सनमीत कौर पत्नी श्री अजीत पाल सिंह, निवासी 
डी -1, डी -2, सिविल लाईन , नियर गाँधी पार्क , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर, के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 19.05.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR58-3273 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 364052553936 , तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई 0) 35 हिन्दी गजट / 402 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त , 2016 ई ० (भाद्रपद 05, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 

सूचना 
मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि से मेरा नाम MUKESH CHOWRASYA अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक 
नाम MUKESH CHAURASIA है । भविष्य में मुझे MUKESH CHAURASIA के नाम से जाना एवं पहचाना जाये । 
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं । 

मुकेश चौरसिया पुत्र श्री जय प्रकाश 
मंडल निवासी 176 , टाइप -3 , 
सेक्टर -3, बीएचईएल , हरिद्वार । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई 0) 35 हिन्दी गजट / 402 - भाग 8-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


215 - ट 


